पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 347] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 जून 2021 — आषाढ़ 7, शक 1943 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 28 जून 2021 
अधिसूचना 
क्रमांक एफ 7-6 / 2021 / एक /6.— राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मई, 


2021 “छत्तीसगढ़ महतारी Gar योजना-2021” की कंडिका 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, sat योजना 
की कंडिका 5 की उप कंडिका (vi) & पश्चात्‌ निम्न कंडिका जोड़ा जाता है :- 


शा. योजनांतर्गत राज्य में संचालित शासकीय स्कूल अथवा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में अध्ययनरत हो, उन्हें 
छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। 


Vili, योजनांतर्गत शासकीय स्कूलों के अतिरिक्त निजी स्कूलों में पिछले एक साल से पढ़ रहे ऐसे बच्चे उसी 
निजी स्कूल में या स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अपनी इच्छानुसार पढ़ सकेंगे, राज्य सरकार 
द्वारा उनकी स्कूल फीस का वहन किया जावेगा। 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
रोक्तिमा यादव, उप-सचिव. 


693 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021. 


